निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 18 


11 वैशाख 1935 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

1 मई 2013 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-3 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग –शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


4-4 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 1 मई 2013 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचनाएं 

1 फरवरी 2013 
सं ० 2 / पेन ( VRS ) -29 / 2012-110 (2) / स्वा ० - डा 0 कवीन्द्र कुमार चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा ० स्वा 0 केन्द्र, 
चोरौत , पुपरी, सीतामढ़ी को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74( बी 0) के साथ पठित वित्त 
विभागीय परिपत्र संख्या 6190 बी 0 दिनांक 27.04.1979 में निहित अनुदेशों के आलोक में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 
ऐच्छिक सेवा निवृति की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
संजय कुमार , संयुक्त सचिव । 


30 जनवरी 2013 
सं ० 2 / (VRS )-25 / 2012–94(2) / स्वा 0 - डा0 मुंशी कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोखड़ा, 
सीतामढ़ी को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74( बी 0) के साथ पठित वित्त विभागीय 
परिपत्र संख्या 6190 बी 0 दिनांक 27.04.1979 में निहित अनुदेशों के आलोक में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ऐच्छिक सेवा 
निवृति की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
संजय कुमार, संयुक्त सचिव । 


30 जनवरी 2013 
सं ० 2 / पेन ( VRS ) -16 / 2012-89(2) / स्वा ० — डा 0 उमेश मिश्र , चिकित्सा पदाधिकारी , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 
राजनगर, मधुबनी को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74( बी 0) के साथ पठित वित्त 
विभागीय परिपत्र संख्या 6190 बी 0 दिनांक 27.04.1979 में निहित अनुदेशों के आलोक में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 
ऐच्छिक सेवा निवृति की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
संजय कुमार, संयुक्त सचिव । 


1 फरवरी 2013 
सं ० 2 / VRS - 24 / 2012-120 (2) / स्वा ० — डा0 दिनेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, कटिहार को 
उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74( बी 0) के साथ पठित वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 
6190 बी 0 दिनांक 27.04.1979 में निहित अनुदेशों के आलोक में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ऐच्छिक सेवा निवृति की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
संजय कुमार, संयुक्त सचिव । 


25 फरवरी 2013 
सं ० 2 / पेन (VRS)-26/ 2010-203(2) / स्वा ० — डा ० अमर कुमार वर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , 
रामनगर, बेतिया (प० चम्पारण ) को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74( बी.) के साथ 
पठित वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 6190 बी ० दिनांक 27.04.1979 में निहित अनुदेशों के आलोक में 01.08.2010 के प्रभाव से 
ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
संजय कुमार, संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 1 मई 2013 


3 


15 मार्च 2013 
सं ० 2 / पेन -67/10-395 (2) / स्वा ० — डा . सुरेन्द्र कुमार प्रसाद, नेत्र रोग विशेषज्ञ , सदर अस्पताल, आरा को उनके 
अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74 ( बी ) के साथ पठित वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 6190 
(वि ०), दिनांक 27.04.1979 में निहित अनुदेशों के आलोक में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
संजय कुमार, संयुक्त सचिव । 


, 


18 मार्च 2013 
सं ० 2 / पेन (VRS )-11/11-400(2) / स्वा ० — डा ० अमृता जायसवाल, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्द्र, बेला बाजार , (छौड़ादानों) मोतिहारी को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74( बी ०) के 
साथ पठित वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 6190 बी ० दिनांक 27.04.1979 में निहित अनुदेशों के आलोक में 02.05.2011 से ऐच्छिक 
सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
संजय कुमार, संयुक्त सचिव । 


19 मार्च 2013 
सं ० 2 / पेन (VRS)-13/12-414(2) / स्वा ० — डा . राकेश सिंहा, चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ नियंत्रण ईकाई, सिवान को 
उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74( बी ०) के साथ पठित वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 
6190 बी ० दिनांक 27.04.1979 में निहित अनुदेश एवं डा ० सिंहा से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में 01.12.2010 से ऐच्छिक सेवा 
निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
संजय कुमार, संयुक्त सचिव । 


1 अप्रील 2013 
सं ० 2 / VRS-03/13-440( 2) / स्वा ० — डा ० (श्रीमती) साधना सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अनुमंडलीय अस्पताल , मसौढ़ी, 
पटना को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74( बी ०) के साथ पठित वित्त विभागीय परिपत्र 
संख्या 6190 बी ० दिनांक 27.04.1979 में निहित निदेशों के आलोक में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
संजय कुमार, संयुक्त सचिव । 


11 अप्रील 2013 
सं ० 2 / VRS - 32/12-480(2) / स्वा ० — डा ० महावीर ठाकुर, सिनियर रेजिडेन्ट ( टेन्योर) औषिधी विभाग, श्रीकृष्ण 
चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, मुजफ्फरपुर को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 
74( बी ०) के साथ पठित वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 6190 बी ० दिनांक 27.04.1979 में निहित निदेशों के आलोक में अधिसूचना 
निर्गत होने की तिथि से ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
संजय कुमार, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 06-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 01 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 1 मई 2013 


भाग -2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


स्वास्थ्य विभाग 


शुद्धि - पत्र 

26 मार्च 2013 
सं ० 2 / VRS- 11/ 2012-436 (2) / स्वा ० — स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 816(2), दिनांक 17.9.2012 द्वारा डा ० 
राजकुमार तुलस्यान, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय को दिनांक 21.06.2012 के 
प्रभाव से ऐच्छिक सेवा निवृति की स्वीकृति प्रदान की गयी थी के बदले शुद्ध रूप से दिनांक 24.9.2912 से ऐच्छिक सेवा निवृति 
की स्वीकृति प्रदान की जाती है, पढ़ा जाए । 
2. अधिसूचना की अन्य शर्ते यथावत रहेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
संजय कुमार, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 06-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


